सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 381 राँची , बुधवार , 


19 श्रावण , 1944 ( श ० ) 

10 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
5 जुलाई , 2022 


संख्या - 3 / विविध -07-05 / 2014 का . - 4011-- श्री संदीप कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -759 / 20 , 
गृह जिला - गिरिडीह ) , संयुक्त सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को 
अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकार , ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 
( ONGC ) , बोकारो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 381-50 


